निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 351 ) 


30 आषाढ़ 1933 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 21 जुलाई 2011 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

19 जुलाई 2011 
सं० बिक्री - कर / विविध - 81 / 2009 - 2924 — बिहार राज्य समेकित जाँच चौकी प्राधिकार अधिनियम, 2011 
(बिहार अधिनियम 9, 2011 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल जाँच - चौकी 
प्राधिकार का गठन करते हैं । 

2. बिहार राज्य समेकित जाँच - चौकी प्राधिकार में समाविष्ट होंगे 


( क ) प्रधान सचिव, वित्त विभाग , बिहार सरकार 


पदेन अध्यक्ष 


( ख ) सचिव (व्यय ), वित्त विभाग , बिहार सरकार 


पदेन सदस्य (वित्त ) 


( ग) सचिव, पथ निर्माण विभाग , बिहार सरकार 


पदेन सदस्य (योजना एवं 

विकास ) 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 


( घ ) प्रधान सचिव / सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग , बिहार सरकार 
( ड ) सचिव , परिवहन विभाग, बिहार सरकार 


( च) सचिव , गृह विभाग, बिहार सरकार 


पदेन सदस्य 


( छ ) वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव , बिहार सरकार 


पदेन सदस्य – सचिव - सह - मुख्य 
कार्यपालक अधिकारी 

पदेन सदस्य 


( ज ) अध्यक्ष , बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार 


( झ ) अध्यक्ष, बिहार औद्योगिक संघ, बिहार 


पदेन सदस्य 


PER JGIC (31HTET UT), 21 JAIS 2011 


3. आवश्यकतानुसार प्रधान सचिव / सचिव, मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग तथा प्रधान सचिव / सचिव, खान 
एवं भूतत्व विभाग विशेष आमंत्रित सदस्य रहेंगे । 
4 . यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राजित पुनहानी , 

वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 

The 19th July 2011 
No . Bikri-Kar/Vividh -81/2009 -2924 — In exercise of the powers conferred by 
section 3 of the Bihar Integrated Check- Post Authority of Bihar Act , 2011 (Bihar Act 9 of 
2011), the Governor of Bihar is pleased to constitute the Integrated Check -Post Authority 
of Bihar. 

2 . The Integrated Check -Post Authority of Bihar shall comprise. - 


Finance 


Department, 


( a ) Principal Secretary , 

Government of Bihar 


Ex -Officio 
Chairman 


(b ) Secretary (Expenditure ), Finance Department, 

Government of Bihar 


Ex -Officio Member 

( Finance ) 


Construction 


Department, 


(c ) Secretary , Road 

Government of Bihar 


Ex -Officio Member 

( Planning & 
Development ) 
Ex -Officio Member 


( d ) Principal Secretary /Secretary , Environment & 

Forest Department, Government of Bihar 


Ex -Officio Member 


(e ) Secretary, Transport Department, Government of 

Bihar 


(f) Secretary , Home Department, Government of Bihar 


Ex -Officio Member 


( g ) Commercial Taxes Commissioner - cum -Secretary , 

Government of Bihar 


Ex -Officio Member 

Secretary - cum 
Chief Executive 

Officer 


(h ) Chairman , Chamber of Commerce , Bihar 


Ex -Officio Member 


( i) Chairman , Industries Association , Bihar 


Ex- Officio Member 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 जुलाई 2011 


3. Principal Secretary /Secretary, Department of Excise & Prohibition and 
Principal Secretary /Secretary , Department of Mines & Geology may be special invitee 
members, as and when necessary . 
4 . This notification shall come into force with effect from the date of its issue . 

By order of the Governor of Bihar, 

___ RAJIT PUNHANI , 
Commissioner -cum - Secretary. 


Commercial -Taxes Department, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 351 -571 +1000- डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


